निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YO 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


र 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 फाल्गुन 1943 ( श ० ) 
पटना , शक्रवार , 04 मार्च 2022 


( सं ० पटना 93 ) 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

02 मार्च 2022 
सं ० 21 / रा ० सू ० आ०-15 / 2009 ( खंड ) -3007 -- बिहार के राज्यपाल सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 की 
धारा -15 ( 3 ) में विहित प्रावधानों के तहत श्री फूल चन्द्र चौधरी , सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पद ग्रहण करने की तिथि से 
बिहार राज्य का राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त करते है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रचना पाटिल , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 93-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


